रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


सम्ममवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड - 1 
PART I - Section - - 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


•73) 48 


सं06 ] 


No. 6) 


नई दिल्ली , ब्रहस्पतिवार , जनवरी 8, 1998 / पौष 18, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 1998/PAUSA 18, 1919 


- 


- 


- 


श्रम मंत्रालय 


( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 


संकल्प 


नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1998 


सं. यू - 23013 / 33 / 97 - एल. डब्ल्यू . . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड काकरापार, परमाणु ऊर्जा केन्द्र, जिला सूरत, गुजरात के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम को समाप्त 
करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री संकर दास, सचिव, 

सदस्य 
भारतीय राष्टीय खान कर्मकार परिसंघ, 
37 - 93 - 11 / 8, मार्ग संख्या 2 , 
मदुरा नगर, डाकपर आर. के . पुरम , 
सिकन्द्राबाद - 500056 
( आन्ध्र प्रदेश ) 
श्री सी. एच. खिस्ती, निदेशक , 

सदस्य 
कोल इंडिया लिमिटेड , 
10 - नेताजी सुभाष मार्ग, 

कलकत्सा - 01 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के.), 

सदस्य -- संयोजक 
श्रम भवन , रूस्तम कैम्प मार्ग, 
अहमदाबाद- 380001 


- 


सदस्य 


48G / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEC . 1 ] 


- 


3. 


प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नानुसार है : 
" काकरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र , जिला-- सूरत, गुजरात के प्रतिष्ठान में मालियों , हाउस कीपरों, हैल्परों,रिंगरों, परिचरों , आया आदि के 
कार्यों में ठेका श्रम प्रथा के कार्यकरण का अध्ययन करना और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम ( विनियमन एवं 
उत्पादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए काकरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र , जिला - सूरत , गुजरात के 
प्रतिष्ठान में ऊपर वर्णित कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
समिति का मुख्यालय अहमदाबाद होगा । समिति 28 - 02 - 98 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । . 

के . कृष्णामूर्ति, सचिव 
केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड 


4. 


MINISTRY OF LABOUR 


(Central Advisory Contract Labour Board ) 


RESOLUTION 


New Delhi, the 8th January , 1998 


No . U - 23013/ 33/ 97-LW. -- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , The Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishment of Kakrapar Atomic Power Station , Surat, Gujarat. 

2 . The composition of the Committee and its termsof reference will be as under : 
(1) Shri Sankar Das, Secretary , 

Member 
Indian NationalMine Workers Federation , 
37 .-.- 93 - 11 / 8, Road No. 1 , 
Madura Nagar, 
P .O . R . K . Puram , 
Secunderabad - 500056 . 


(2 ) Shri C . H . Khistry , Director, 

Member 
Coal India Ltd., 
10 - Netaji Subhas Road , 

Calcutta - 700001 . 
( 3 ) Regional Labour Commissioner 

Momber - Convenor 
( Central ), Shram Bhawan , 
Rustum Camp Marg , 

Ahmedabad - 380001 . 
The termsof reference of the proposed Committee would be as follows : 
" To study the working of contract labour system in the jobs / works of gradeners, house - keepers, helpers, riggers, 
attendants , aya etc. in of the establishment of Kakrapar Atomic Power Station , SuratDistrict, Gujarat and to make 
suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the estab 
lishment of Kakrapar Atomic Power Station , Surat District, Gujarat be prohibited keeping in view the provisions 
of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 
The Headquarter of the Committee will be at Ahmedabad . The Committee. should submit its report by 28 
02 -1998. 


4 . 


K . KRISHNAMURTHY , Secy , 
Central Advisory Contract Labour Board . 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


संकल्प 
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1998 


संख्या - यू - 23013 / 12 / 96 : - श्रम कल्याण भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुंबई - की एल पी जी तथा टी डी यू संयंत्रों के प्रतिष्ठानों में 
ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति के गठन के संबंध में भारत सरकार , श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या- यू- 23013/12/96 - एल 
डब्ल्यू दिनांक 1 अप्रैल , 1997 , जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग -I, खंड- 1, दिनांक 1 अप्रैल, 1997 में प्रकाशित हुआ था , के पैरा -2 में 

आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :--- 
उक्त संकल्प में , पैरा 2 में क्रम सं. ( 1 ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
( 1 ) श्री चंद्रकांत देसाई, अध्यक्ष , 

सदस्य 
मुंबई कामगार सभा, बी -14 , 
मिलि को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
लेफ्टिनेंट दिलीप गुप्ते मार्ग, महिम , 
मुंबई - 400016 

के . कृष्णामूर्ति, सचिव 
केन्द्रीय सलाहाकर ठेका श्रम बोर्ड 


RESOLUTION 


New Delhi, the 8th January, 1998 


No . U - 23013/12/ 96 - LW . n partial modification of para 2 of Government of India, in the Ministry of Labour s 
Resolution No . U -23013/ 12/ 96-LW dated 1st April, 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part-I, Section-I 
dated 1 - 4 - 1997 relating to the constitution of a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the 
establishment of LPG & TDU Plants of Bharat Petroleum Corporation Limited , Mumbai, the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby makes the following amendments , namely : 

In the said Resolution , in para 2 for serial No . ( 1) and entries relating thereto , the following shall be substituted 
namely : -- 
( 1 ) Shri Chandra Kant Desai, 

Member 
President, 
Mumbai Kamgar Sabha , 
B - 14 ,Mili Co - op . Housing Society Ltd ., 
Lt. Dilip Gupta Marg, Mahim, 
Mumbai- 400016. 


K . KRISHNAMURTHY , Secy. 


Central Advisory Contract Labour Board . 


Printed by the Managor, Govt. of India Pross, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 -- 199k 


